रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/ 99 


REGD . NO. D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 10062020-219879 

CG- DIL - E - 10062020-219879 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I- खण्ड 3 
PARTI - Section 3 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3 ] 
No.3] 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 10 , 2020/ज्येष्ठ 20 , 1942 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10 , 2020 /JYAISTHA 20 , 1942 


रक्षा मंत्रालय 
(रक्षा उत्पादन विभाग) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 9 जून 2020 


विषय : रक्षा जांच अवसरंचना योजना रक्षा एव एरोस्पेस सेक्टर के लिए जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 

सं . 1257/ Misc / DGONWP- TC. - 1. आयात पर निर्भरता कम करने हेतु सरकार ने " मेक इन इंडिया " के 
अंतर्गत रक्षा एवं एयरोस्पेस सेक्टर के निर्माण आधार के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इसके लिए सरकार 
ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) स्थापित करने की घोषणा 
की है। रक्षा उद्योग मे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और कई पहल की गई है जैसे लाइसेंस प्रक्रिया और 
निर्यात अनुमति का सरलीकरण , निजी रक्षा उत्पादकों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान कार्यक्षेत्र का स्तर 
मुहैया कराना , मेक-|| प्रक्रिया का सरलीकरण तथा रक्षा निवेशक सेल एवम् रक्षा नवीनता संघटन (डिफेन्स इन्नोवेशन 
ऑर्गनाइज़ेशन ) की स्थापना, इत्यादि । 
2 . घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु आसानी से अत्याधुनिक जांच अवसरंचना उपलब्ध कराना आवश्यक है । 
रक्षा जांच अवसरंचना मे निरंतर उन्नयन के कारण अक्सर बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और निजी रक्षा 
औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग से इन हाउस जांच सुविधाएं स्थापित करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। 


2497GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


3 . उपर्युक्त जटिल स्थिति को संबोधित करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय रक्षा जांच अवसरंचना योजना (डिफेन्स 
टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ) को एतद् द्वारा अधिसूचित करता है। योजना के दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किए जा सकते 
https://ddpmod.gov.in/sites/default/files/pdfupload/DTIS%20Guidelines.pdf 


डा ० अमित सहाय , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 


(Department of Defence Production ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th June, 2020 


Subject: Defence Testing Infrastructure Scheme to provide for Test 


Facilities in Defence and Aerospace Sector 
No. 1257 / 

Misc/ DGQA /WP- TC 1. Under “Make in India ", Government has accorded high priority to the 
development ofmanufacturing base of Defence and Aerospace sector in the country to reduce the dependence on 
imports . Towards this , Government has announced establishment of two Defence Industrial Corridors (DICs) in 
Uttar Pradesh and Tamil Nadu . In addition to this several initiatives have been taken to promote private sector 
participation in defence manufacturing i.e., simplification of licensing procedures , export permissions, level 
playing field vis-à - vis Public -Sector Undertakings, simplified Make -II procedure, setting up of Defence Investor 
Cell and Defence Innovation Organization , etc. 


2 . To further facilitate the domestic defence production an easily accessible state- of-the -art defence testing 
infrastructure is envisaged . It is necessary since defence testing infrastructure is often capital intensive requiring 
continuous upgradation and it is not economically viable for individual defence industrial units to set up in -house 
testing facilities. 


3 . To address the above mentioned critical requirement Department of Defence Production , MoD hereby 
notifies the Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS ). The Scheme guidelines can be downloaded from the 
following link https://ddpmod.gov.in/sites/default/files/pdfupload/DTIS%20Guidelines.pdf 


Dr. AMIT SAHAI, Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Digital signed by ALOKKUMAR 


